निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना, माघ,1935KARO 


( सं0 पटना 156 ) 


25 माघ 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 14 फरवरी 2014 


सं० 3ए - 2 - वे0पु0 - 13/ 2011 - 1562 -वि0 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर , 

अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ , पटना, बिहार । 

पटना, दिनांक 14 फरवरी 2014 
विषयः 

गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन पदाधिकारी के मूल कोटि के वेतनमान को संशोधित 

करने के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग के अधीन बिहार 
अभियोजन सेवा के मूल कोटि का वेतनमान 01 / 04 / 1981 से रू0 1000 - 1820 , दिनांक 01 / 01 / 1986 
से 2200 - 4000 / -, दिनांक 01/ 01/ 1996 से 6500- 10500 / - एवं दिनांक 01/ 01/ 2006 से 
पी0बी0 - 2 + 4800 / - स्वीकृत है । 

2 . दिनांक 01 / 01/ 1996 के प्रभाव से सभी राज्य सेवाओं/ संवर्गों के मूल कोटि का 
वेतनमान रू0 6500 -10500 / - ( अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 2000 - 3800 / - एवं रू0 2200 - 4000 / -) की 
स्वीकृति फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दी गयी । 

3 . वेतन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में संगठित सेवाओं/ संवर्गों के लिए 
पी0बी0- 2 + 4800 / - एवं 4 वर्ष बाद पी0बी0 - 3 + 5400 / - के वेतनमान तथा असंगठित सेवाओं के लिए 
मात्र पी0बी0 - 2 + 4800/ - का वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प सं0 630 , दिनांक 
21/01/ 2010 के द्वारा की जा चुकी है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 फरवरी 2014 
4 . उल्लेखनीय है कि वेतन समिति द्वारा संगठित सेवा / संवर्ग का आधार , सेवा / संवर्ग 
नियमावली का गठन जिसमें पद सोपान की स्पष्ट अवधारणा स्थापित हो , माना गया है । अभियोजन 
सेवा नियमावली 2003 में गठित हुई है तथा इनकी प्रोन्नति के पद सोपान भी विहित होने की स्थिति 
में अन्य राज्य सेवाओं के समान चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर पी0बी0 - 3 + 5400 / - ग्रेड - पे अनुमान्य 
करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । । 

5 . सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 
01 /01/ 2006 के प्रभाव से मूल कोटि का वेतनमान पी0बी0 - 2 + 4800 / - ग्रेड - पे के साथ चार वर्ष की 
संपुष्ट सेवा पूरी होने पर पी0बी0 - 3 + 5400 / - ग्रेड - पे अनुमान्य होगा । वेतन निर्धारण की कार्रवाई वित्त 
विभागीय संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 / 01 / 2010 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी । 

विश्वासभाजन, 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 156 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


